NE 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 वैशाख , 1940 ( श० ) 


संख्या - 509 


राँची, गुरुवार 


17 मई, 2018 (ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
4 मई , 2018 


संख्या -3/निसं0- 09 - 98/ 2014 का 2952 -- श्री लम्बोदर महतो , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 857/03, गृह जिला - बोकारो ) द्वारा व्यक्तिगत / पारिवारिक एवं स्वास्थ्य संबंधी कारणों 
से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में उन्हें दिनांक 1 मार्च, 2018 के 
पूर्वाह्न के प्रभाव से झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74 सह पठित राज्यादेश संख्या- 6190/वि ., 
दिनांक 27 अप्रैल , 1979 की कंडिका- 1 एवं 2 में निहित प्रावधानों के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 
प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 509 - - 50 


